162 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 17, 2009 (PHGN. 26 , 1930 SAKA) 


[ PARTI 


[ To be substituted bearing the same number and date ] 


INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT 


The 26th February , 2009 


No. 1/22/06-1PP . — The Governor of Haryana is pleased to appoint Shri Chander Sharma, resident of House 
No. 21- A, Queens Apartment , 59 , Palli Hills, Bandra West , Mumbai - 400 050 as Vice Chairman, Haryana Kala Parishad 
with headquarter at Kurukshetra , with immediate effect. 


2. The terms and conditions of his appointment will be issued separately. 


Chandigarh : 
The 25th February , 2009 


K.K.KHANDELWAL, 
Commissioner and Secretary to GovernmentHaryana , 

Information and Public Relations Department. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 5 मार्च, 2009 


, 


क्रमांक 1882 /1 एल ०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् मीरपुर राजबाह किलोमीटर 0 से 2.330 निकासी नयागांव राजबाह किलोमीटर 7.625 , दाएं गांव गोकुलपर, मीरपुर, 
तुर्कियावास, तहसील व जिला रेवाड़ी के निर्माण हेतु अपेक्षित है । इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित परिक्षेत्र में 
भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे संबंध है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उनके 
सेवकों और कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में, किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य सभी कार्य करने 
के लिए, इसके द्वारा , प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में 
परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी 
बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, रेवाड़ी के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप, यदि कोई 
हो , दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, रेवाड़ी तथा कार्यकारी अभियन्ता, जल सेवायें मण्डल 
नम्बर 1, रेवाड़ी के कार्यालय में किया जा सकता है । 


, 


विशिष्टियां 


तहसील 


गांव 


क्रम जिला 
संख्या 


मुस्तिल संख्या/ खसरा संख्या/किला नम्बर 


हदबस्त 
संख्या 


क्षेत्रफल एकड़ों/ 
हैक्टेयर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि की पट्टी जिसकी लम्बाई 2330 मीटर है और 
चौड़ाई अलग- अलग में है जोकि किला नं ० निम्नलिखित 


है : 


1 . 


रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


गोकलपुर 


211 


0.866 / 0.351 


40 


21/1/2, 21/2 , 22 , 23/1 , 23/2, 23/3 , 
24/1 और 24/2 


42 


1/2/2, 2 और 3 


रास्ता नं ० 57 


PARTI] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 17 , 2009 (PHGN. 26 , 1930 SAKA ) 


163 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2. रेवाड़ी 


रेवाड़ी 


मीरपुर 


274 


6.733 / 2.725 20 : 20/1 , 20/2 और 21 


21 


16 , 17, 18/1, 18/2, 23/1 , 23/2 , 24 और 


25 


28 


16 और 25 


29 


2 , 3, 8, 9 , 11, 12, 13, 19 , 20 और 21 


. 


35 


4 , 5 , 6, 7 , 8 , 12, 13, 14 और 18 


36 


21 और 22 


137 


21 , 22 , 23 , 24 और 25 


38 


21 , 22, 23 , 24 और 25 


39 


25/1 और 25/2 


41 


4 , 5/1 और 5/2 


42 


1/1 , 7 , 2, 3, 4, 5/1 और 5/2 


43 


1,2,3,4 और 5/1 


44 


ܓܚ 


रास्ता नं069, 75, 77 , 78, 218 और 236 


. 


3. रेवाडी 


रेवाड़ी 


तुर्कियावास 


275 


1.652/ 0.662 


-- 


22, 23 , 24 और 25 


2 


21, 22, 18/1/1 , 18/1/2, 18/2 , 19 और 


20 


5 


6 


2, 3, 4/1, 4/2 और 5 


रास्ता नं ० 27, 28 , 29 और 31 


जो कि आमतौर पर पश्चिम से दक्षिण से पूर्व से उत्तर की 
ओर पड़ती है जैसा कि नक्शे पर दर्शित एवं स्थल पर 
चिन्हित है । 


कुल जोड़ 


2.251 एकड़ 


3.745 हैक्टेयर 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल ० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल , रेवाड़ी । 


-- 


? 


164 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 17 , 2009 (PHGN . 26 , 1930 SAKA ) 


PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 5th March , 2009 


No. 1882 /1L . — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed by the 
Government, at public expenses, for a public purpose , namely , for the construction of Meerpur Minor from Km . O to 
2.330 offtaking from Km . 7.625 /R of Nayagaon Disty. in Village Gokalpur, Meerpur, Turkiawas of Tehsil Rewari, 
District Rewari. It is hereby notified that the land in the locality described below is needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), 
for the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers/officials of the Public Works Department, Irrigation Branch , Haryana with their servants and workmen for the 
time being engaged in the undertaking to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required 
or permitted by that section. 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of the land in the locality, may , within a period 
of thirty days of publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality, of which at least one shall be in the regional language or publicity in the locality, whichever is later, file an 
objection , if any ,in writing before the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Irrigation Department, 
Rewari. 


Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Water Services Division No. 1, 
Rewari and District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Irrigation Department Rewari on any working 
day . 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Rectangle No./Direction/Killa No. 


Sr. 
No. 


Hadbast 
Number 


Area in 
Acre/Hect. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 2330 meters in length 
and varying in width comprising of full/part killa 
number as below : 


1 . 


Rewari 


Rewari 


Gokalpur 


211 


0.866 /0.351 40 


21/1/2 , 21/2 , 22., 23/1 , 23/2 , 2313 , 
24/1 & 24/2 


42 


1/2/2 , 2 & 3 


Path No. 57 


2 . 


Rewari 


Rewari 


Meerpur 


274 


6.733 /2.725 20 


20/1 , 20/2 & 21 


21 


16 , 17 , 18/1 , 18/2 , 23/1 , 23/2 , 24 & 
25 


28 


16 & 25 


29 


2 , 3 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 19 , 20 & 21 
4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 12 , 13 , 14 & 18 


35 


36 


21 & 22 


37 


21, 22 , 23, 24 & 25 
21, 22 , 23, 24 & 25 


38 


39 


25/1 & 25/2 


41 


42 


4 , 5/1 & 5/2 
1/1, 1/2 , 2 , 3 , 4 , 5/1 & 5/2 
1 , 2 , 3 , 4 & 5/1 


43 


44 


wand 


Path No. 69 , 75 , 77 , 78,218 & 236 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 17, 2009 (PHGN. 26 , 1930 SAKA) 


165 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 . 


Rewari 


Rewari 


Turkiawas 


275 


1.652/ 0.662 


1 


2 


22, 23,24 & 25 
21 , 22, 18/1/1 , 18/1/2, 18/2 , 19 & 
20 


5 


1 


6 


2,3,4/ 1,4/ 2 & 5 


Path No.27,28.29 & 31 


Which is generally laying in the direction from 
West to East. East io North and North to East as 
shown on the Index Plan and as demarcated at 
site . 


G. Total 


2.251 Acres 3.745 Hect . 


By Order of Governor of Haryana . 


B.K. SHARMA, 
Superintending Engineer, 
!. L.N.Water Services Circle , Rewari . 


लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़कें 


दिनांक 6 मार्च, 2009 


संख्या आर ० ए० 02/12.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में विनिर्दिष्ट भूगि , सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्व पर, सार्वजनिक प्रयोजन एम ० डी ० आर०-122, सड़क की चौड़ाई तथा मजबूतीकरण का कार्य बहादुरगढ़, छारा , दुजाना, बेरी. 
कलानौर सड़क पर ( एन० सी ० आर० प्रोजेक्ट के तहत) बहादुरगढ़ से छारा सड़क तथा किलोमीटर 0.00 से 20.00 तहसील बहादुरगढ़, 
जिला झज्जर सड़क निर्माण हेतु ली जानी अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की 
जानकारी के लिए की जाती है , जिनका इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुए अधिकारियों को उनके 
सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने 
के लिए, इसके द्वारा. प्राधिकृत करते हैं । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो . इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित 
दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो , प्रकाशन या परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से , इनमें से जो भी बाद में हो , 
30 दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलैक्टर , रोहतक के सामने लिखित रूप से आक्षेप, यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अर्जन कलैक्टर, रोहतक एवं कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़कें शाखा), 
बहादुरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 


166 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR . 17 , 2009 (PHGN . 26 , 1930 SAKA ) 


PARTI 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


क्षेत्रफल 


हददस्त 
संख्या 


मुरब्बा नं ० 


खसरा/किला संख्या 


5 - H 


कनाल व मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


झज्जर 


बहादुरगढ़ 


मादन 


20 


1 - 15 


61 


16 (0-1) 45 , 232(0-1) 


74 


26 (0-13) 


78 


22/1 (0-13 ) 


90 


4/2/1(0-2) , 4/2/2 (0-1) , 
488/6 (0-1)749 , 712 (0-3) 9797 


(ETATO )...., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
झज्जर वृत्त , लोक निमाण विभाग ( भ ० एवं स० शाखा), 


झज्जर । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
(BUILDING AND ROADS ) 

The 6th March , 2009 
No. RA 02 /12 -- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the iand specified below is needed by the 
Government, at public expense , for a public purpose , namely , Widening and Strengthening of MDR - 122 from 
Bahadurgarh , Chhara, Dujana , Beri, Kalanaur Road Section Bahadurgarh to Chhara Km . 0.00 to 20.00 ( under NCR 
project ) in Tehsil Bahadurgarh , District Jhajjar. It is hereby notified that the land in the locality described below is 
needed for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894), for 
the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conteired by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers for the time being engaged in undertaking , with their servants and workmen to enter upon and survey any land 
in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who had any objection to the acquisition of the land in the locality , may , within a period 
of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspapers circulating in the 
locality of which at least one shali be in the regional language or publicity in the locality , whichever is later, file an 
objection , if any, in writing before the Land Acquisition Collector, Rohtak . 

Plans of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Rohtak or Executive Engineer, 
PWD (B & R Branch ), Bahadurgarh . 

Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No.. 


Area 
K - M 


Rectangle 
No. 


Killa No./Khasra No. 
Kanal and Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


Jhajjar 


Bahadurgarh 


Matan 


20 


1-15 


61 


74 


78 


16min (0-1), 23/2 (0-1) min 
26min (0-13) 
22/1 (0-13)min 
4/2/1 (0-2 )min , 4/2/2 (0-1 )min 
488/6 (0-1 )min , 712 (0-3 )min 


90 


( Sd . ) .... 

Superintending Engineer. 
Jhajjar Circle, P.W.D.( B. & R. Bruninh ), Jnajjür. 


